निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


M 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 197 ) पटना , मंगलवार , 05 अप्रील 2022 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


- 


अधिसूचना 

01 अप्रील 2022 
सं ० प ० स ० एवं प्र ० नि ० स०-06 / 2020-1721 / वि ० स ० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -292 ( अ ) के अधीन 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने वर्ष 2022-23 के लिए " पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति " के 
पुनर्गठन होने तक वर्ष 2021-22 के लिए गठित पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्राण समिति का कार्यकाल का 
विस्तार किया है जो निम्न प्रकार है : 
1 . श्री रामप्रवेश राय 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री कृष्ण कुमार मंटू 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री संतोष कुमार मिश्र 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . डा ० सत्येन्द्र यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री ललित नारायण मंडल 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री मुकेश कुमार यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री विजय कुमार मण्डल 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री बीरेन्द्र सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री रामप्रवेश राय , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से . 

शैलेन्द्र सिंह , 
सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


